तीसग 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013- 2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001 . " 


सत्यमेव जयते 


पण 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 447 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 19 जुलाई 2019 - आषाढ़ 28, शक 1941 


परिवहन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 19 जुलाई 2019 

आदेश 


क्रमांक एफ - 5 - 7 / आठ - परि. / 2018. – राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित 
सड़क सुरक्षा समिति के दिशा -निर्देशों के परिपालन में सड़क सुरक्षा से संबंधित निर्देशों, उपायों एवं अभियानों के प्रभावी 
क्रियान्वयन हेतु पूर्णकालिक रूप से सड़क सुरक्षा कार्य हे 


क्र . 


पदनाम 

पदों की 

वेतनमान 
संख्या 

( छठवां वेतनमान ) 
संयुक्त परिवहन आयुक्त ( सड़क सुरक्षा ) सहायक पुलिस 01 15600 - 39100 ग्रे. पे. 6600 
महानिरीक्षक , पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति 
कार्यपालन अभियंता / अधीक्षक अभियंता नेशनल 

15600 - 39100 ग्रे. पे. 6600 
हाईवे / लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर 
चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर 

15600 - 39100 ग्रे. पे. 5400 
सहायक संचालक , स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर 

15600 - 39100 ग्रे.पे. 5400 
अवर सचिव ( प्रतिनियुक्ति पर ) 

15600 - 39100 ग्रे. पे. 6600 
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग से 

9300 - 34800 ग्रे.पे. 4300 
प्रतिनियुक्ति पर 
निरीक्षक / सूबेदार (याता.), पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर 

9300 - 34800 ग्रे.पे. 4300 
सहायक वर्ग - 2 

5200 - 20200 ग्रे. पे. 2400 
सहायक वर्ग - 3 

5200 - 20200 ग्रे. पे. 1900 
डाटा एंट्री ऑपरेटर 

5200 - 20200 ग्रे. पे. 2400 
वाहन चालक 

5200 - 20200 ग्रे. पे. 1900 
भृत्य (कलेक्टर दर पर ) 

कलेक्टर दर पर 
13 विशेषज्ञ , सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य ( संविदा पर ) 
( वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 582 / 08 -00346 / वित्त ब - 4 / 2018 , दिनांक 23 - 07 - 2018 द्वारा सहमति प्राप्त ) 


उपर्युक्त पदो के अनुसार गठित लीड एजेंसी विशेष रूप से सड़क सुरक्षा संबंधी विषयों / मामलों पर ही कार्यों 
का निष्पादन करेगी । यह एजेंसी सड़क सुरक्षा परिषद से संबंधित विभागों एवं अन्य हितधारकों तथा राज्य में 
सड़क सुरक्षा से संबंधित क्रियाकलापों के बीच समन्वय स्थापित करने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का 
अनुपालन सुनिश्चित करने इत्यादि का कार्य करेगी । 


893 


894 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2019 


।। 


3. 


लीड एजेंसी द्वारा निम्न कार्य प्रमुख रूप से किए जाएंगे - 
( क ) सड़क सुरक्षा परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करना, परिषद की बैठक आयोजित कराना, परिषद 

के निर्णयों का क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों से समन्वय तथा विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की 
सतत् समीक्षा एवं मॉनिटरिंग । सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी कार्यों / गतिविधियों का संचालन, 
मान. सुप्रीम कोर्ट के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति, केन्द्र शासन तथा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद 
द्वारा दिये गये दिशा -निर्देशों का सतत् रूप से अनुपालन करना तथा समयावधि में अनुपालन रिपोर्ट 
प्रेषित करना । 
सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण, एवं लक्ष्यों के अनुरूप कार्यवाही की 
मॉनिटरिंग, दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण एवं उपचारात्मक उपाय तथा उन सड़कों / क्षेत्रों एवं 
दुर्घटना पीड़ित की श्रेणी की पहचान करना जिस पर कार्यवाही केन्द्रित किया जाना है । 
ब्लैक स्पॉट ( दुर्घटना जन्य स्थल ) की पहचान , उनके सुधारात्मक एवं उपाचारात्मक उपाय करना । बड़ी 

दुर्घटनाएं होने की दशा में दुर्घटना स्थल का निरीक्षण तथा स्थल के सुधार हेतु कार्यवाही । 
( द) सड़क सुरक्षा कोष से व्यय का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना । 
( ई) लीड एजेंसी हेतु पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में कक्ष / कार्यालय उपलब्ध कराया जाएगा । 


सृजित पदों पर नई नियुक्ति नहीं की जायेगी अपितु संबंधित संवर्गीय पदों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर इन 
पदों पर पदस्थापन किया जाएगा । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


